निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आषाढ़ 1933 ( श0 ) 
पटना, बुधवार , 29 जून 2011 


( संo पटना 303) 


स्वास्थ्य विभाग 


2 


28 जून 2011 
सं० 76 / भा० चि०के०प०( चुनाव) — भारतीय चिकित्त्सा केन्द्रीय परिषद् के लिये भारतीय चिकित्त्सा केन्द्रीय 
परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 3(1) ( क ) के अन्तर्गत निर्वाचित किये जाने वाले सदस्य एक 
क्रम यूनानी चिकित्त्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यकतः नाम निदिष्ट किए गए 
सं० 

अभ्यार्थियो के नाम तथा पते 
1 मो0 अतहर इमाम , ग्रा0 - नोहसा, पो0 - फुलवारीशरीफ , पटना, (बिहार ) 
| मो0 अमजद अली , ग्राo - चॉदी, पो0 - नरही - चॉदी, जिला भोजपुर , ( आरा) 
मो0 आफाक , ग्राo + पो० - चम्पा नगर, जिला - भागलपुर 
तबरेज अख्तर, महल्ला - न्यू अजीमाबाद , सेक्टर बी , कॉलोनी प्लास्टीक फैक्ट्री के बगल मे 
थाना – सुलतानगंज, पो0 - महेन्द्रु , पटना - 6 
| तौहीद किब्रिया, मो0 - निल कोठी, पो0 - डिहरी ऑन सोन, जिला - रोहतास, शाहाबाद 

नसरूल होदा, राष्ट्रीय गंज, स्टेशन रोड , फुलवारीशरीफ , पटना । 
| शाहीन खातून, मु० - समनपुरा , राजा बाजार, पो0 - बी0 भी0 कॉलेज, जिला – पटना, बिहार 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार, 
उप - सचिव - सह -निर्वाचन अधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 303 -571 + 25 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


